1270 


HARYANA GOVT . GAZ., MAY 31, 1983 (JYST . 10, 1905 SAKA ) 


[ PART I 


दिनांक 20 मई , 1983 


सं ० 24/ 35 / 82-6 पी ० पी ०. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की यह संतुष्टि हो गई है कि सरकार को नीचे 
उल्लिखित भूमि की सरकारी खर्च पर, लोक प्रयोजन के लिए, अर्थात् होडल , तहसील पलवल , जिला फरीदाबाद , पर्यटन 
संव्यूह , ( टूरिस्ट कंपलेक्स ) के विस्तार हेतु आवश्यकता पड़ सकती है , जिसके लिए भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की 
धारा 4 के अधीन अधि सूचना सं ० 24/ 35 / 82-6 पी ० पी ०, दिनांक 27/29, जुलाई, 1982 प्रकाशित की जा चुकी है, 
इसलिए इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निम्न विनिर्देश में वणित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । 

इसलिए यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के उपबंधों के अधीन उन सभी की जान 
कारी के लिए की जाती है जो इससे संबन्धित है । 
भूमि के नक्शे (प्लेन ) का निरीक्षण उप - मंडल अधिकारी ( सिविल ) 

अधिकारी ( सिविल ) एंव भूमि अर्जन क्लैक्टर पलवल , के 
कार्यालय में किया जा सकता है । 


विनिर्देश 


जिला 


तहसील 


गांव / परिक्षेत्र 


खसरा सं ० 


क्षेत्रफल 


25 


कं ० म ० 


18 


600 


19/1 


4.00 


23/1 


2.00 


13 


8.00 


. 108/2 


4.00 


21.00 


जोड़ 


24-00 


No. 24/35/ 82-6PP. - Whereas the Governor of Haryana is satisfied that the Land specified below 
is needed by the Government, at public exper.sc for a public purpose, namely, for the extension of 
Tourist Compex , Hodel, Tehsil Palwal, District Faridabad for which Notification No. 24 /35 /82-6PP, dated 
27th /29th July , i982 under -section 4 of the Land Acquisition Act 1894 , bas been published , it is hereby 
declarad that the land described in the specification below is needed for the above purpose . 


This declaration is madc under thc provisions of section 6 of the Land Acquisition Act , 1894 , 
for the information of all to whom it may concern . 


The plan of tho land niay be inspected in the office of the Sub -Divisional Officer ( Civil )-cum 
Land Acquisition Collector, Palwal. 

SPECIFICATION 
District Tehsil Villagc /Locality 

Khasra No 

Area 
Faridabad Palwal 

Bhutwana 

25 

K. M. 


18 
19/1 
23/1 
13 
108/2 


6.00 
4.00 
2.00 
8.00 
4.00 


Total 


24.00 


TAL 


R. L. SUDHIR , 
Joint Secretary, Tourism , 


